. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आषाढ़, 1940 ( श० ) 


संख्या - 621 


राँची, मंगलवार 


26 जून , 2018 (ई० ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


- 


आदेश 
7 जून , 2018 / ज्येष्ठ , 1940 ( शक ) 


संख्या- 76 / झार .-वि .स ./ 2014-- यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की 
सारणी के स्तम्भ ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट झारखंड राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2014 
के लिए जो स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और , यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई 
कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , 
विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 जून , 2018 
अत : अब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी 
के स्तम्भ ( 4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/ संघ राज्य 
की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है: 


सारणी 


क्रम सं० 


अभ्यर्थी का नाम व पता 


निर्हरता का कारण 


निर्वाचन का 
विवरण 


विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र 
की संख्या व 

नाम 


झारखंड विधान 
सभा का साधारण 
निर्वाचन , 2014 


6- महेशपुर 
( अ. ज . जा .) 


| श्री कालिदास टुडू 

निर्वाचन व्ययों का 

| कोई भी लेखा दाखिल 
ग्राम- गोविन्दपुर, पो० -सागबेरिया, 

| करने में असफल रहे । 
थाना- पाकुड़िया , जिला- पाकुड़ , 
झारखण्ड । 


2 


- वही- 


- वही 


- वही 


- वही 


श्री दाउद मरांडी, 


- वही 


ग्राम - पलियादाहा ( सोगले टोला) , 
पो०-पलियादाहा , थाना- पाकुड़िया , 
जिला-पाकुड़, ( झारखण्ड ), 
पिन नं०-816117 


- वही 


श्री महादेव राम 


- वही 


ग्राम - काँको , पो०- काँको , थाना 
जयनगर , जिला-कोडरमा , राज्य 
झारखण्ड, पिन -825410 


- वही 


- वही 


श्री अलखदेव सिंह 


- वही 


ग्राम +पो० -चलकुशा, थाना-बरकट्ठा, 
जिला- हजारीबाग , राज्य- झारखण्ड 


- वही 


24 - माण्डू 


- वही 


मकसुद आलम 
ग्राम- चरनखिया, पो०- नवादा , थाना 
विष्णुगढ़, जिला- हजारीबाग , 
झारखण्ड । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 जून , 2018 


- वही 


25 -हजारीबाग इरशाद बिन रहमान 


- वही 


पेलावल, हजारीबाग , झारखण्ड । 


- वही 


- वही 


- वही 


| डा० अविनाश कुमार 
हाउस नियम ओल्ड चेक पोस्ट , 
नियर हुरहुरू टैंक- रांची पटना रोड 
हजारीबाग, झारखण्ड । 
| श्री द्वारिका कुमार दास 
ग्राम -नवादा , पो०-बन्हा, थाना 
कटकमसाण्डी, जिला-हजारीबाग , 
( झारखण्ड ), 825302 


8 


8 


- वही - 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


श्री दीपक कुमार 
मकान संख्या- 125 बाबापथ, 
हरहरू पोस्ट -हजारीबाग, थाना- सदर, 
जिला-हजारीबाग , ( झारखण्ड), पिन 
825301 


आदेश से , 


के० एन० भार, 

प्रधान सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग | 


उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एल० खियांग्ते 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह - अपर मुख्य सचिव । 


SIRGUS JUTC ( 37HTETUT) HOGAR , 26 Jan , 2018 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


7th June , 2018 / Jyaistha , 1940 (Saka ) 


No . 76 / JKD - LA / 2014 -. Whereas, the Election Commission is satisfied that each of 
the contesting candidates specified in column (4 ) of the Table below at the General Election to 
the Legislative Assembly, 2014 from the State of Jharkhand as specified in column ( 2) held from 
the constituency specified in column ( 3 ) against his / her name, has failed to lodge any account 
of his /her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5 ) of the said Table ; 


And Whereas , the said candidates have either not furnished any reason or explanation 
for the said failure even after due notice of the Election Commission , or after considering the 
representation if any, made by them , the Election Commission is satisfied that they have no 
good reason or justification for the said failure ; 


Now , therefore , pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission 
hereby declares the persons specified in column (4 ) of the Table below to be disqualified for 
being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State /Union Territory for a period of three years from the 
date of this order : 


TABLE 


S .No . 


Particulars of 

Election 


Name & Address of the 

Candidate 


Reason of 
disqualification 


Number & 
Name of the 

Assembly 
Constituency 


2 


4 


Shri Kalidas Tudu 


6 -Maheshpur 

(ST) 


Failure to lodge 
any account of 
Election 


General 
Election to the 
Legislative 
Assembly 2014 
from the State 
of Jharkhand 


Vill-Govindpur, 
P.O -Sagberiya, P.S-Pakuria , 


Dist -Pakur, Jharkhand . 


SIRGUS JC( 37HTERUT) HUSAR , 26 ta , 2018 


-do 


-do 


Shri Daud Marandi 


-do 


Vill-Paliadaha ( Sogletola ), 


P .O -Paliadaha , P . S -Pakuria , 


Dist-Pakur, (Jharkhand ), 


Pin -816117 


-do 


20 -Barkatha 


Shri Mahadeo Ram 


- do 


Vill-Kanko , Post-Kanko , 


Thana-Jainagar , Dist 
Koderma, 


State -Jharkhand, Pin 
825410 


-do 


- do 


Shri Alakhdeo Singh 


- do 


Vill + Post- Chalkusha, 


Thana -Barkatha, Dist 
Hazaribagh , 


State -Jharkhand 


-do 


24 -Mandu 


Maksud Alam 


- do 


Vill-Charnakhiya, Post 
Nawada , P . S - Bishnugarh , 


District - Hazaribag, 
Jharkhand 


6 


-do 


25 -Hazaribag 


Irshad Bin Rahman 


-do 


Pelawal, Hazaribag, 
Jharkhand 


-do 


- do 


Dr. Avinash Kumar 


- do 


House near old check -post, 


Near hurhuru tank , Ranchi 
Patna Road ,Hazaribag, 
Jharkhand 


SIRGUS JJC (37HTERUT) Hordar , 26 JA , 2018 

-do Shri Dwarika Kumar Das 


- do 


-do 


Village - Nawada, Post 
Banha , 


P . S -Katkamsandi, 


Dist-Hazaribag , Jharkhand , 


Pin -825302 


9 


-do 


- do 


Shri Deepak Kumar 


-do 


House No .- 125 , Baba Path 
Hurhuru , P .O -Hazaribag, 
P . S -Sadar, Dist -Hazaribag , 
Jharkhand, Pin -825301 


By order, 


K . N . BHAR , 


PRINCIPAL SECRETARY 


ELECTION COMMISSION OF INDIA . 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

şir Lus JGIC ( 31HTETUT ) 621 -- 50 


